निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 माघ 1937 ( श० ) 
( सं० पटना 72 ) पटना , शुक्रवार , 22 जनवरी 2016 


सं०म०म० - 02/ स्थाo - 10 - 03/ 2016 - 66 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


संकल्प 

19 जनवरी 2016 
बिहार राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए सभी विकासात्मक पहलुओं से संबंधित व्यापक नीति निर्धारण एवं पूर्व से चले 
आ रहे विकासशील कार्यक्रमों के साथ सुशासन के कार्यक्रमों 2015 - 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्यमंत्री को परामर्श देने 
के लिए “ मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन का एक पद सृजित किया जाता है । 

02. मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन की नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं 
का निर्धारण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा । 

03. मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रशासी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार , 
पटना होगा । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित की जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 72 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


